निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 14 श्रावण 1937 ( श0 ) 
पटना , बुधवार , 5 अगस्त 2015 


( सं0 पटना 908) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 

4 अगस्त 2015 
सं0 10 / आ . रा. स्था . - 15 / 2008 - 441 / न0वि0एवंआoविo - श्री संदीप मिश्रा, सब जज - II पूर्णियां को सामान्य 
प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं.- 9234 दिनांक 25.06. 2015 के आलोक में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 
विधि परामर्शी, बिहार राज्य आवास बोर्ड , पटना के पद पर योगदान की तिथि 13.07. 2015 से अगले आदेश तक 
पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप – सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 908 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


